रजिस्ट्री सं० डीएल०- 33004/ 96 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 96 


सयपवाजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


ETARIALU 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


I SECRET 


ALRATH 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I--- Section 1 


Date - ... ... 


HI 


IA 


- -- 


: 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 213 ] 
No. 213 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, दिसम्बर 13 , 1996 / अग्रहायण 22 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 13, 1996 /AGRAHAYANA 22, 1918 


Hin 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं . 386 ( पी एन )/ 92/ 97 

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1996 


विषय : -निर्यात एवं आयात नीति ( 1992 - 97 ) - रोलर आटा मिलों द्वारा गेहूँ के आयात से सम्बन्धित नीति । 


निर्यात एवं आयात नीति , 1992 - 97 ( संशोधित संस्करण : मार्च, 1996 ) और 25 - 3 - 1996 को प्रकाशित समय - समय पर यथासंशोधित 
आई टी सी ( एच एस ) क्लासीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट आइटम्स को संशोधित करने वाली गेहूँ के आयात से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 
19 ( आर ई - 96 ) /92 - 97 दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 


2. उपर्युक्त के अनुसार रोलर आटा मिलों को इस बात की अनुमति प्रदान की गई है कि वे अपनी संविदा कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात 
विकास प्राधिकरण ( एपेडा ) के पास पंजीकृत कराने के बाद प्रेषण तथा इस आटे को केवल घरेलू बाजार में ही बेचने के प्रयोजन के लिए अपनी 
आवश्यकतानुसार मुक्त रूप से गेहूँ का आयात कर सकते हैं । एपेडा इन संविदाओं के तहत किए जाने वाले वास्तविक आयात की निगरानी करेगा । 


3. इस सार्वजनिक सूचना के प्रावधानों के अनुसार किए गए आयात वास्तविक उपयोक्ता की शर्त के अधीन होंगे और इन्हें 31 मार्च, 1997 
से पहले पूरा करना होगा । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


[ फाइल सं . आई पी सी/ 4/5 ( 654 )/92 /97 ] 
एस. बी. महापात्र, महानिदेशक , विदेश 

व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


3082 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


IN 


[PART I - SEC . 1] 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 386 (PN )/92-97 

New Delhi, the 13th December, 1996 
Subject : Export and Import Policy ( 1992 - 97) Policy relating to import of Wheat by Roller Flour Mills . 

Attention is invited to the Notification No . 19 (RE - 96 )/92- 97 dated 13th December , 1996 amending the export and 
Import Policy, 1992- 97 (Revised Edition : March , 1996 ) and ITC (HS) Classifications of Export & Import Items published 
on 25- 3 - 1996 and as amended from time to time, relating to import ofwheat. 


2 . In pursuance to the above ,Roller Flour Mills are permitted to freely importwheat to meet their own requirementfor 
milling purposes only and sale of the resultant flour only in domestic market, after registering their import contracts with 
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA ) who will monitor the actual imports made 
against these contracts. 


3 . Imports made in accordance with the provisions of this Public Notice shall be strictly subject to ActualUser condi 
tion and such imports shall be roquired to be completed before 31st March , 1997. 


This issues in public interest. 


[File No. IPC /4 /5 / (654 )/92 - 97 ] 
S .B . MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade 

and Er- Officio Addl. Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1996 


